UNIINA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 आषाढ़ 1936 ( श० ) 
संख्या 313 राँची , गुरुवार 

10 जुलाई , 2014 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग । 


संकल्प 
9 जुलाई , 2014 


विषयः- झारखण्ड राज्य में 50 डिग्री अन्डर प्रूफ का मीडियम लिकर के विनिर्माण एवं बिक्री की नई नीति लागू 

करने के संबंध में । 


संख्या- 1/ नीति - 40 - 08/ 2012- 1341-- मदिरा के उपभोक्ताओं को वर्तमान में निम्नांकित प्रकार की मदिरा 
उपलब्ध है 


- 


देशी शराब 


a 


(ii) मसालेदार देशी शराब 
(iii) भारत निर्मित विदेशी शराब 
(iv) बीयर 


देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब संशोधित सुषव ( rectified spirit) से निर्मित होता है तथा इस प्रकार 
के सुषव में acetaldehyde, higher alcohols , acetic acids, ethyl acetate , fatty acids , heavy metals इत्यादि 
अशुध्दियाँ होती है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में उपरोक्त अशुध्दियाँ न के बराबर है। 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 जुलाई, 2014 
वर्तमान में देशी शराब ( 200 मि0ली0 ) का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य 10 . 49 रु० तथा सबसे सस्ती 
भारत निर्मित विदेशी शराब (180 मि0ली0) का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य 56.00 रु० है । स्पष्ट है कि निम्न 
मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं के उपभोग हेतु उपयुक्त मदिरा बाजार में उपलब्ध नहीं है । ऐसी परिस्थिति में 
झारखण्ड राज्य के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से निर्मित सस्ती भारत निर्मित विदेशी शराब Medium Liquor 
उपलब्ध कराने से निम्न मध्यम आय वर्ग के मदिरा के उपभोक्ताओं को तुलनात्मक रुप से गुणवत्ता युक्त 
मदिरा उपलब्ध होने के साथ-साथ राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर वृध्दि संभावित है । 

वर्तमान में Medium Liquor की नीति पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, आन्ध्र 
प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में लागू है । 

उपरोक्त के आलोक में झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 ( अधिनियम- 2, 1915) की धारा-4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या- 470 एफ0 दिनांक -15 जनवरी , 1919 के तहत् विदेशी 
शराब शीर्षक अन्तर्गत मीडियम लिकर के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार निम्नलिखित संकल्प लेती है - 
(i) एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर आधारित सस्ती भारत निर्मित विदेशी शराब ( medium liquor) के 

विनिर्माण, वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री की व्यवस्था लागू की जा सकती है । 
(ii ) Medium Liquor के विनिर्माण , वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री से संबंधित नीति 25 डिग्री 

अन्डर प्रूफ भारत निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माण , वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री के 
समरुप होगा । 
Medium Liquor की शक्ति 50 डिग्री अन्डर प्रूफ निर्धारित की जा सकती है। 19सी वितरकता की 
अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या-4 में इस आशय का संशोधन किया जाएगा। 
Medium Liquor की बोतल बंदी शीशे की बोतलों के साथ- साथ भारत मानक ब्यूरो के दवारा 
निर्धारित मानकों के अनुरुप food grade poly ethylene terepthalate (PET) की बोतलों में भी की 

जा सकेगी । 
(v) उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिपथ रखते हुये झारखण्ड राज्य अथवा अन्य राज्यों में 25 डिग्री 

अन्डर प्रूफ की भारत निर्मित विदेशी शराब के तहत् बिक्री की जानेवाली ब्राण्डों की बिक्री 

MediumLiquor के तहत् नहीं की जा सकेगी । 
(vi) Medium Liquor की बिक्री करनेवाली सभी ब्राण्ड का निबंधन Trade Marks Act, 1999 के तहत् 

होना अनिवार्य होगा। 
(vii) Medium Liquor की बिक्री होटल , रेस्तराँ, बार , क्लब एवं कैन्टिन अनुज्ञप्तियाँ में नहीं की जा 

सकेगी। 


(iv) 


( viii) 


Medium Liquor की खुदरा बिक्री केवल उत्पाद प्रपत्र- 2ए , 3ए एवं 26डी ( कम्पोजिट ) की 
अनुज्ञप्तियों के तहत् की जाएगी। 


3 


( ix) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 10 जुलाई, 2014 
उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिपथ रखते हुए Medium Liquor की सभी साईज की बोतलों पर 
व्यवहार किये जाने वाले मुख्य लेबल के ऊपरी भाग पर Medium Liquor अंकित करना अनिवार्य 
होगा । इस प्रकार अंकित Medium Liquor की अक्षर का साईज कम- से- कम आधा सेंटीमीटर होगा । 
विभागीय संकल्प संख्या -604 दिनांक -07.05. 2008 की कंडिका (X) के द्वारा जीन ( Gin) के लिए 
निर्धारित 25 डिग्री अन्डर प्रूफ की अनिवार्यता इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। इसी प्रकार 
उत्पाद अनुज्ञप्ति प्रपत्र संख्या-2ए, 26डी एवं 3ए की शर्त संख्या-05 इस हद तक संशोधित 
समझा जाएगा । 


(x) 


यह संकल्प राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0/-) अस्पष्ट , 


सरकार के सचिव , 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग 


झारखण्ड , राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 313 - 50 | 


